निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 8 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 780) 


संo भवन -03/ स्था0ए0 - 15/ 2014 - 7059 ( भ0 ) 


भवन निर्माण विभाग 


संकल्प 

7 जुलाई 2015 
भवन निर्माण विभाग में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के कनीय अभियंताओं, जिनका पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक 
नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, को बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) नियमावली, 2003 
तथा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त " रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन 
का लाभ स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि.(2) दिनांक 25.06.2003 एवं 1802 दिनांक 


उन्नयन 


नयन 


23. 03. 2006 तथा 7549 दिनांक 13 .07. 2010 एवं 7566 दिनांक 14.07. 2010 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी 


का निम्न रूप से गठित करने का निर्णय लिया गया है : 


1. 


प्रधान सचिव , 


अध्यक्ष 


भवन निर्माण विभाग 


अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव 


- 


सदस्य 


सदस्य 


भवन निर्माण विभाग या उनके अनुपस्थित में अभियंता प्रमुख के सचिव 


प्रावैद्यिकी , भवन निर्माण विभाग 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2015 
संयुक्त सचिव , भवन निर्माण विभाग 


3. 


सदस्य 


आन्तरिक वित्तीय सलाहकार या वित्त विभाग 


सदस्य 


द्वारा मनोनित सदस्य / एक पदाधिकारी 


सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनु0जाति / 


सदस्य 


अनु० जनजाति के एक पदाधिकारी 


उप - सचिव- 2 ( अराजपत्रित स्थापना प्रभारी ) 


सदस्य 


भवन निर्माण विभाग । 


आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाए 


एवं इसकी सूचना सभी विभाग/ विभागोध्यक्षों को दी जाए । 


आदेश से , 


जनक राम , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 780-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette.bih .nic . in 


